निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


या 


१ कार्तिक 1934 ( श ० ) 
संख्या 44 

पटना , बुधवार , 

31 अक्तूबर 2012 ( ई ० ) 

विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश। 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 2 , 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

5-6 भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


और 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


7-7 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


8-9 


2 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 अक्तूबर 2012 
सं ० 6 / प्रो०-6-03 / 2007-6780 वा ० कर — वित्त विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या- 3 - एम02-5 - वे0 पु0 
28 / 99–4685 वि 0 (2) दिनांक 25 जून 2003 एवं अधिसूचना सं0-3 - एम02-5 - वे 0 पु0-28 / 99-1802 वि 0 ( 2) दिनांक 23 मार्च 
2006 के प्रावधानो के अंतर्गत दिनांक 09 अगस्त 1999 के प्रभाव से लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए 0 सी 0 पी 0) के 
अधीन बिहार वित्त सेवा के 35 वाणिज्य कर पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि से वेतनमान् 
रू 0 15,600-39,100 + ग्रेड - पे 5,400 (पुराना वेतनमान् रू 0 8000-13,500) से उच्चतर वेतनमान् रू 0 15,600-39,100 + ग्रेड - पे 
6,600 (पुराना वेतनमान् रू0 10,000-325-15,200) में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना (ए0 सी 0 पी 0) की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है : 
वा 0 कर पदाधिकारियों का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान 

ए ० सी ० पी ० 
क्रमांक 

की देय 
( 2010 ) तिथि 


क्र ० 


मूल वरीयता 


1 


2 


3 


4 


1 


188 


12.01.07 


2 


200 


05.08.06 


3 


203 


09.08.06 


4 


206 


06.08.06 


5 


213 


09.08.06 


6 


222 


03.04.07 


7 


श्री रामबाबू 


228 


16.09.06 


232 


11.09.07 


234 


05.08.06 


10 


238 


04.07.08 


श्री रविन्द्र कुमार , वाणिज्य कर पदा०, पटना दक्षिणी अंचल 
श्री उपेन्द्र प्रसाद , 

सेवानिवृत्त 
श्री अभय कुमार तिवारी, ( सेवानिवृत्त ) 
श्री रामवचन सिंह अजय ( सेवानिवृत्त ) 
श्री गुलाम जिलानी नैयर हसन, वा 0 - कर पदा०, भागलपुर अंचल 
श्री जय प्रकाश राय, वा 0 - कर पदा०, भभुआ अंचल 

सिंह, कोषागार पदा०, दरभंगा 
8 

श्री नागेश्वर राम, कोषागार पदा0, शेखपुरा 
9 श्री सुरेन्द्र प्रसाद , कोषागार पदा ०, बिहार शरीफ 

श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन पटना 
श्री रिपुंजय झा , कोषागार पदा०, समस्तीपुर 
श्री पंकज कुमार, कोषागार पदा0, अररिया 
श्री नीरज कुमार, सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन पटना 

श्री रंजीत कुमार सिन्हा, कोषागार पदा0, जहानाबाद 
15 श्री वीरेन्द्र कुमार मण्डल, कोषागार पदा०, पूर्णियाँ 
16 श्री सुबोध कुमार, कोषा0 पदा०, विकास भवन कोषागार, पटना 
17 

श्री राजेश कुमार, कोषागार पदा0, पटना समाहरणालय, पटना । 
18 श्री गोपाल कुमार अग्रवाल , कोषागार पदा0, बांका 
19 | श्री अशोक चन्द्र श्रीवास्तव , कोषागार पदा0, सिवान 
20 | श्री दिवाकर प्रसाद , कोषागार पदा०, सारण छपरा 


240 


26.06.08 


241 


28.06.08 


242 


02.07.08 


14 


243 


01.07.08 


244 


02.07.08 


245 


02.07.08 


246 


26.06.08 


248 


28.06.08 


249 


27.06.08 


250 


26.06.08 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2012 


3 


क्र ० 


वा 0 कर पदाधिकारियों का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान 


मूल वरीयता 

क्रमांक 
( 2010 ) 


ए ० सी ० पी ० 

की देय 
तिथि 


1 


2 


3 


4 


21 


251 


26.06.08 


22 


253 


02.07.08 


254 


28.06.08 


255 


28.06.08 


25 


256 


06.07.08 


26 


257 


26.06.08 


258 


09.07.08 


श्री अशोक कुमार यादव, कोषागार पदा०, लखीसराय 

श्री मुद्रिका प्रसाद वर्णवाल, कोषागार पदा0, भागलपुर 
23 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, 

कोषागार 

पदा० , सहरसा 
24 श्री शंकर शर्मा, कोषागार पदा ०, नवादा 

श्री अब्दुल्लाह अंसारी, कोषागार पदा०, मोतिहारी 

श्री जफीर आलम , कोषागार पदा0 , किशनगंज 
27 मो 0 मोईनुद्दीन, कोषागार पदा 0, बक्सर 
28 | श्रीमति शीला प्रतिमा कुजूर , उप – कोषागार पदा0, पटना सिटी 

श्री उदयन मिश्रा, सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय, पतं भवन पटना 

श्रीमती सीमा भारती, कोषागार पदा०, सिचांई भवन, पटना 
31 डा ० दिनकर प्रसाद, कोषागार पदा०, निर्माण भवन कोषागार पटना । 
32 श्री सुधीर कुमार पूर्वे, कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 

श्री दीपक कानन, वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल 

श्री दुर्गा प्रसाद मंडल , वा o- कर पदा 0, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर 
35 

श्री जलेश्वर प्रसाद , वा ० - कर पदा ०, बगहा अंचल 


262 


28.06.08 


29 


263 


12.06.08 


30 


264 


03.06.08 


265 


10.06.08 


266 


10.06.08 


267 


10.06.08 


34 


268 


03.06.08 


269 


01.06.08 


2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्परूप कर्मियों का वेतन नियतन बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृति 
उन्नयन योजना संशोधन) नियमावली, 2006 के नियम 7 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) 
नियमावली, 2003 के नियम 8 ( 1) के अधीन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (i) के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा । 

3. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत 
वित्तीय उन्नयन का लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की 
वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, उप – सचिव । 


16 अक्तूबर 2012 
सं ० 6 / प्रो0-6-03 / 2007-6781 वा ० कर — वित्त विभाग , बिहार , पटना के संकल्प ज्ञापांक -3 ए - 2 - वे 0 पु0-18 / 
2009-7566, दिनांक 14 जुलाई 2010 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से लागू रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 
योजना (एम0 ए0 सी 0 पी 0) के अधीन बिहार वित्त सेवा के 08 वाणिज्य कर पदाधिकारियों को 10 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर 
करने के उपरान्त उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि से प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 
( एम 0ए 0 सी 0 पी 0) के अन्तर्गत वेतनमान् रू 0 15,600-39,100 ग्रेड - पे 5,400 ( पुराना वेतनमान् 8,000-13,500) से उच्चतर वेतनमान् 
रू 0 15,600-39,100 ग्रेड - पे 6,600 ( पुराना वेतनमान् 10,000-325-15,200) की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

एम ० ए ० सी ० 
क्रमांक वाणिज्य कर पदाधिकारियों का नाम एवं वर्त्तमान पदस्थापन स्थान 

पी 0 की देय 
क्रमांक (2010) 

तिथि 


मूल वरीयता 


1 


2 


3 


4 


1 


271 


01.01.09 


श्री प्रियम्बद् कुमार सिंह, आप्त सचिव ( सेवा से त्याग पत्र दिनांक -04.05.11 ) 
श्री शिवेन कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वे0 ब्यूरो , पूर्णिया प्रमंडल 


2 


275 


01.01.09 


4 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2012 


क्रमांक 


वाणिज्य कर पदाधिकारियों का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान 


मूल 

वरीयता 
क्रमांक ( 2010 ) 


एम 0 ए 0 सी ० 
पी ० की देय 

तिथि 


1 


2 


3 


4 


3 


278 


26.03.09 


4 


279 


26.03.09 


5 


श्री अरूण कुमार सिंह , वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
अन्वे0 ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
श्री राजेन्द्र कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल 
श्री अजिताभ मिश्र, वाणिज्य कर पदाधिकारी , शाहाबाद अंचल, आरा 
श्री मो 0 जाकीर अली अंसारी , वाणिज्य कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल 
श्री नन्दकिशोर राज , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कदमकुआँ अंचल, पटना 
मो 0 मुजफ्फर आलम , वाणिज्य कर पदाधिकारी, सारण अंचल, छपरा 


281 


08.04.09 


6 


285 


27.03.09 


7 


286 


13.04.09 


8 


204 


07.06.11 


2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्परूप कर्मियों का वेतन नियतन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए - 2 - वे0 पु0-18 / 
2009-7566 दिनांक 14 जुलाई 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी । 

3. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत 
वित्तीय उन्नयन का लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की 
वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम , उप - सचिव । 


। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

33-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2012 


5 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचना 

11 अक्तूबर 2012 
सं 0 I / बी1-111 / 2007-5008 - निबंधन अधिनियम , 1908 की धारा -5 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2009-10 में अस्थायी रूप 
से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी ( अराजपत्रित ) तथा 
आदेशपाल ( अराजपत्रित ) के एक - एक सृजित पद का वर्ष 2012-13 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने की 


कृपा की है । 


2. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं0 2047 दिनांक 6 अगस्त 2008 एवं अधिसूचना सं0 399 दिनांक 11 फरवरी 
2011 के क्रम में निर्गत की जा रही है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
बिन्देश्वर लाल , उप - सचिव । 


सं ० I / बी -111 / 2007-5009 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 

(निबंधन) 


प्रेषक , 


बिन्देश्वर लाल 

उप - सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार, बिहार, 
वीरचन्द पटेल पथ , 
पटना । 

पटना, दिनांक 11 अक्तूबर 2012 
विषय : - पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल अनुमंडल मुख्यालय में वित्तीय वर्ष 2009-10 में अस्थायी रूप से 

खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से अवर निबंधक (राजपत्रित ), 
रात्रि प्रहरी ( अराजपत्रित ) तथा आदेशपाल ( अराजपत्रित ) के सृजित एक - एक पद का वर्ष 2012-13 के 

लिए अवधि विस्तार के संबंध में । 
प्रसंग : - विभागीय अधिसूचना संख्या 2047 दिनांक 6 अगस्त 2008 एवं अधिसूचना सं0 399 दिनांक 11 फरवरी 2011 
आदेश स्वीकृत । 

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचनाओं के क्रम में कहना है कि सरकार ने पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल 
अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2009-10 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई 
रूप से सृजित अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी ( अराजपत्रित) तथा आदेशपाल ( अराजपत्रित) के एक - एक पद का वित्तीय 
वर्ष 2012-13 में कुल अनुमानित व्यय रू0. 7,06,031 ( सात लाख छ: हजार एक्कतीस) रूपये मात्र पर अवधि विस्तार के प्रस्ताव 
में अपनी स्वीकृति प्रदान की है । तत्संबंधी व्यय विवरणी संलग्न है । 

02. संबंधित अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक उपर्युक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे । 

03. उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान " मुख्य शीर्ष 2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण, उप मुख्य 
शीर्ष 03 पंजीकरण , लघु शीर्ष 001 निदेशन एवं प्रशासन , उप शीर्ष 0002 जिला प्रभार " विपत्र कोड- N - 2030030010002 के 
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए उपबंधित राशि से किया जाएगा । 
अनुलग्नकः- यथावर्णित । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
बिन्देश्वर लाल, उप - सचिव । 


6 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2012 


अनुलग्नक -1 

व्यय विवरणी 
पकड़ीदयाल अनुमंडल मुख्यालय में अस्थायी रूप से खोले गये अवर निबंधन कार्यालय पर वर्ष 
2012-13 में होने वाले संभावित व्यय । 
क्र ० सं ० पदनाम पदों की वेतन बैंड 

ग्रेड कुल वार्षिक व्यय 
संख्या ( पुनरीक्षित ) 

वेतन 
2 3 4 

5 

6 
अवर निबंधक (राजपत्रित ) 

1 ( एक ) 9300-34800 

4800 

2,17,800 
2 रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित ) 

1 ( एक ) 4440-7440 

1650 

73,080 
3 आदेशपाल ( अराजपत्रित) 

1 ( एक ) 4440-7440 

1650 

73,080 
3,63,960 


1 


1 


कुल योग 


2,17,800 
73,080 
73,080 


1,41,570 
47,502 
47,502 


( 1) वेतन : 

1. पदाधिकारी 
2. | रात्रिप्रहरी 

3. | आदेशपाल 
( 2) महंगाई भत्ता ( 65 प्रतिशत ) 

1. | पदाधिकारी 
2. | रात्रिप्रहरी 

3. | आदेशपाल 
( 3 ) मकान भाड़ा (7.5 प्रतिशत ) 

1. | पदाधिकारी 
2. रात्रिप्रहरी 

3. | आदेशपाल 
( 4) चिकित्सा भत्ता 

1. | पदाधिकारी 
2. | रात्रिप्रहरी 

3. | आदेशपाल 
( 5 ) आकस्मिक व्यय : 

कार्यालय का मकान भाड़ा 

2. | लेखन सामग्री 
( 6) अनावर्त व्यय, उपस्कर इत्यादि 


16,335 

5,481 
5,481 


- 


2,400 
2,400 
2,400 


36,000 
10,000 

25,000 
कुल 7,06,031 


व्यय का सारांश 
1. पदाधिकारी का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य व्यय 

3,78,105 
2 . रात्रिप्रहरी एवं आदेशपाल का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य व्यय 

2,56,926 
3. आकस्मिक व्यय 

71,000 

कुल 7,06,031 
( सात लाख छ: हजार एकतीस रूपये मात्र ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
बिन्देश्वर लाल , उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 31 अक्तूबर 2012 


7 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं ० 1697 - मैं , रमेश राम, पिता - भीम राम, ग्रा o + पो 0 -तिसखोरा, थाना - नौबतपुर, जिला - पटना शपथ पत्र सं0 नं0-896 
तिथि 8 जून 2012 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मैं रमेश कुमार के नाम से जाना जाऊँगा । 


रमेश राम । 


No. 1697—1, Ramesh Ram Son of Sri Bhim Ram Resident of Vill + Post - Tiskhora , 


Distt.- Patna, PS - Naubatpur vide Affidavit no . 896 dated 8th June 2012. That have changed my 


Name Ramesh Kumar . 


RAMESH RAM . 


No. 1829–1, Bimal Kumar Saraf, R / o 902 , P.V. Apartment, Budh Marg , Patna declare that 


affidavit no.- 12641 dated 17th September 2012 My son Raghav Saraf known as Raaghav Sarraf . 


BIMAL KUMAR SARAF. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2012 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

18 अक्तूबर 2012 
सं 0 3 / आ02-58 / 2008-1142 - श्री राम प्रवेश सिंह , तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका सम्प्रति जिला शिक्षा 
पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरूद्ध क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित छ: आरोपों यथा 
माननीय मुख्य मंत्री के जनता दरबार के एम 0 एम0 जे0 एस 0 सं0-36769 / 10 दिनांक 2 फरवरी 2007 से प्रेषित श्री नकुल प्रसाद 
चौधरी लिपिक के आवेदन का निष्पादन न कर उच्चाधिकारी को भ्रमित करने संबंधी सूचना, पत्रांक 1840 दिनांक 20 दिसम्बर 
2007 द्वारा स्थानांतरण संबंधी दावे को छोड़कर सभी मामले का निष्पादन की बात अंकित करने , पुनः अपने पत्रांक 224 दिनांक 6 
फरवरी 2008 द्वारा भुगतान नहीं करने की बात अंकित करने , नियंत्री पदाधिकारी की उपेक्षा करने , विभागीय आरोप निष्पादन में 
लापरवाही बरतने अपने अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त कार्य सम्पादन करने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं 
विभागीय कार्य की अवहेलना के लिए गठित प्रपत्र - क पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान पत्रांक 1017 दिनांक 7 
जून 2008 के समीक्षोपरांत असंतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0 559 दिनांक 6 जुलाई 2009 द्वारा श्री 
राम प्रवेश सिंह, के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 


संचालन पदाधिकारी के गैर सरकारी प्रेषण संख्या 11 दिनांक 10 फरवरी 2012 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोप 
सं0 1 मुख्यमंत्री जनता दरबार के पत्र के निष्पादन में टाल मटोल करना एवं उच्चाधिकारी को भ्रमित करने के लिए गलत सूचना 
अंकित करना, आरोप सं0 02 जिला शिक्षा पदाधिकारी, बॉका को ससमय प्रतिवेदन नहीं भेजना, आरोप सं0 03 विभागीय आरोप 
के निष्पादन मे लापरवाही बरतना को प्रमाणित पाया गया है । 


संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण अपील नियमावली -2005 के 
नियम 18 (3) के तहत विभागीय पत्रांक 378 दिनांक 16 मार्च 2012 द्वारा श्री सिंह के जॉच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए उनसे 
लिखित बचाव अभिकथन की मॉग की गयी । 


बिहार गजट , 31 अक्तूबर 2012 


9 


श्री सिंह का बचाव अभिकथन उनके पत्रांक 184 दिनांक 18 मई 2012 द्वारा विभाग में दिनांक 23 मई 2012 को प्राप्त 
हुआ, जिसकी समीक्षा के उपरान्त उनके बचाव अभिकथन को संतोषप्रद न पाते हुए उन्हें आरोप वर्ष के लिए निन्दन की सजा 
देने एवं उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया । 

तदनुसार श्री राम प्रवेश तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी बॉका सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के विरूद्ध 
उक्त प्रभावित आरोपों के लिए निम्नांकित दण्ड संसूचित की जाती है: 

(i) आरोप वर्ष (वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 ) के लिए निन्दन की सजा । 
(ii ) असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, 
निदेशक ( प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


